रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


Witd = Usa 
Che Gazette of India 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052023-245857 
CG-DL-E-13052023-245857 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1---खण्ड 1 
PART I—Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 120] नई दिल्‍ली, शुक्रवार, मई 12, 2023/वैशाख 22, 1945 
No. 120] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2023/VAISAKHA 22, 1945 
विद्युत मंत्रालय 
संकल्प 
नई दिल्‍ली, 12 मई, 2023 


शक्ति नीति के पैरा बी(५) के अंतर्गत एफ़ओओ आधार पर विद्युत की खरीद के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 
के अंतर्गत दिशानिर्देशों में संशोधन 


सं. 23/03/2022-आरएंडआर.---1.0 दिनांक 20 अक्तूबर, 2022 को भारत के राजपत्र (असाधारण) 
(भाग 1 - खंड 1) में प्रकाशित संकल्प संख्या 23/03/2022-आरएंडआर द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के 
उपबंधों के अंतर्गत शक्ति नीति के पैरा बी(५) के अंतर्गत एफओओ आधार पर विद्युत की खरीद के लिए विद्युत अधिनियम, 
2003 की धारा 63 के अंतर्गत दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए हैं। इसके बाद, दिनांक 19 दिसंबर, 2022 के संकल्प 
संख्या 23/05/2020-आरएंडआर द्वारा उक्त दिशानिर्देशों में और संशोधन किए गए थे। 


2.0 दिनांक 19 दिसंबर, 2022 को संशोधित दिनांक 20 अक्तूबर, 2022 के उक्त दिशा-निर्देशों में एतद्द्वारा निम्नलिखित 
संशोधन किए जाते हैं, अर्थात्‌:- 


पैरा 7.4 


‘7.4 बोली में निर्दिएट प्रत्येक मल निश्चित प्रभार तथा HT परिवर्तनशील प्रभार उद्धृत टैरिफ का कम से 
कम 35% होगा।” 


निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए: 
‘7.4 बोली में files मल निश्चित प्रभार उद्घ्त ERG के 35% से 50% की रेंज में TTI” 
पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव 


3114 01/2023 (1) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEc. 1] 


MINISTRY OF POWER 
RESOLUTION 
New Delhi, the 12th May, 2023 


Amendments to Guidelines under Section 63 of the Electricity Act, 2003 for procurement of power on FOO 
basis under para B(v) of the SHAKTI Policy 


No. 23/03/2022-R&R.—1.0 The Guidelines under Section 63 of the Electricity Act, 2003 for procurement 
of power on FOO basis under para B(v) of the SHAKTI Policy have been notified under the provisions of Section 63 
of the Electricity Act, 2003 vide resolution No. 23/03/2022-R&R published in the Gazette of India (Extraordinary) 
(Part I - Section 1) on 20" October, 2022. Subsequently, the said guidelines were further amended vide resolution 
No. 23/05/2020-R&R dated 197 December, 2022. 


2.0 The following amendments are hereby made in the said guidelines of 20" October, 2022 amended on 
197 December, 2022, namely:- 


The Para 7. 4 


“7.4 The Base Fixed Charge and the Base Variable Charge specified in the bid shall each be at least 35% of the 
quoted Tariff” 


May be substituted as under: 
“7.4 The Base Fixed Charge specified in the bid shall be in the range of 35% to 50% of the quoted Tariff” 
PIYUSH SINGH, Jt. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. mano) Kumar 


